रजिस्ट्री सं. डी. एल . - 33002 /99 


REGISTERED No. D .L . —- 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


. 


ct 
: 


दिल्लीराजपन 


सअप नयन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1371 
No. 137 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 30 , 2013 / भाद्र 8 , 1935 
DELHI, FRIDAY, JULY 30 , 2013/BHADRA 8 , 1935 


[ रा. रा . रा. क्षे.दि . सं . 112 

[ N. C. T . D . No . 112 


भाग - IV 


PART- IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
कृषि विपणन निदेशालय 

अधिसूचना 

दिल्ली, 30 अगस्त , 2013 
सं .- 819 / 99/ डीएएम / एम आर/ 7542. - दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन ) अधिनियम , 1998 (1999 की 
अधिनियम सं.- 07 ) की धारा 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , 
सहर्ष दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन ) सामान्य नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं । 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभः - ( 1 ) ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन) सामान्य ( संशोधन ) नियम, 2013 
कहलायेंगे । 

( 2 ) . ये दिल्ली गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 


3778 DG/2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


%Dec 


e m 


नियम 6 का संशोधन :- दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन ) सामान्य नियम, 2000 के नियम 6, के उपनियम ( 1 ), में 
“ पाँच सौ रुपये " शब्द के लिए " बैठक भत्ता " शब्द के पहले आने वाला और " भाग लेने के लिए " शब्द के बाद आने वाला शब्द 
" एक हजार रुपये " प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् यह पाँच सौ रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये होगा । 
नियम 7 का संशोधनः- दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन ) सामान्य नियम, 2000 के नियम 7, के उपनियम ( 1 ), में 
" तीन सौ रुपये, दो सौ पचहत्तर रुपये और दो सौ पचास रुपये " शब्दों के लिए “ दी जाएगी " शब्द से पहले आने वाले और 
" बैठक भत्ते के रुप में क्रमशः” शब्द के बाद आने वाले शब्द क्रमशः “ छ: सौ रुपये, पाँच सौ पचास रुपये और पाँच सौ 
रुपये " प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात तीन सौ रुपये, दो सौ पचहत्तर रुपये और दो सौ पचास रुपये के स्थान पर क्रमशः 
छ: सौ रुपये, पाँच सौ पचास रुपये और पाँच सौ रुपये होंगे । 

राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से के के तथा 

उनके नाम पर , 

रमेश तिवारी, विशेष सचिव (विकास ) 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 

___ NOTIFICATION . . 

: Delhi, the 30th August, 2013 
No . 8 (9)/99 /DAM /MR /7542. - In exercise of the powers conferred by section 116 of the Delhi 
Agricultural Produce Marketing ( Regulation ) Act, 1998, Delhi ( Act No . 07 of 1999 ), the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules to amend the Delhi Agricultural 
Produce Marketing (Regulation ) General Rule, 2000 , namely : 

1 . Short title and Cornmencement. - (1 ) These rules may be called , the Delhi Agricultural Produce 

Marketing (Regulation ) General (Amendment) Rule , 2013 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the DelhiGazette . 
2 . Amendment of rule 6 . - In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) General Rule , 

2000 , in rule 6 , in sub - rule ( 1), for the words “ five hundred rupees” occurring after the words 
" allowance of and before the words " for attending " the words " one thousand rupees” shall be 

substituted. 
3 . Amendment of rule 7. - In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) General Rule, 

2000 in rule 7, in sub- rule ( 1), for the words “ three hundred rupees, two hundred seventy five rupees 
and two hundred fifty rupees - respectively " occurring after the words “shall be paid and before the 
words “ as an honorarium ” the words “ six hundred rupees, five hundred fifty rupees and five hundred 
rupees - respectively ” shall be substituted . 

By Order and in the Name of Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

RAMESH TIWARI, Special Secy . 
दिल्ली विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

दिल्ली, 30 अगस्त , 2013 
सं. 21( 8 )/ 2013 / एलएएस -IV / एलईजी / 5045. निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 


विधेयक संख्या ( 08 ) 2013 


दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश 

के नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) ( संशोधन ) विधेयक , 2013 


. 


- 


. - 


- 


- 


- . - - . 


- - 


PART IV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 30 अगस्त , 2013 को पुरःस्थापित किया गया ) 


विधेयक संख्या 8 / 2013 


दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान 


( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का नियमितीकरण , समान शुल्क का 

निर्धारण तथा अन्य उपाय ) 


संशोधन विधेयक , 2013 


अ 


विधेयक 


: दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध, प्रवेश का 
नियमितीकरण, समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) संशोधन अधिनियम, 2007 ( 2007 दिल्ली अधिनियम संख्या 8 ) 
भारत के 64वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तावित किया गया : 
1. संक्षिप्त नाम और शुरुआत. - (1 ) यह अधिनियम दिल्ली के कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित 
करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) ( संशोधन ) अधिनियम , 2013. 


( 2 ) 


यह अधिनियम ( संशोधन ) सरकार के अधिकारिक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से अस्तित्व में आएगा । 


2. सेक्शन 12 का संशोधन. - दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए 
मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) अधिनियम , 2007 ( 2007 दिल्ली 
अधिनियम संख्या 8 ) के सेक्शन 12 के अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा : 
" अधिनियम 12( 1 ) सेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी द्वारा संचालित कालेज आफ मेडिकल साइंस के लिए लागू नहीं 
होगा " 

उदेश्यों व कारणों का बयान 
1. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने 
के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) अधिनियम , 2007 जिसमें राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान जो कि डिग्री , डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनमें 
समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित अधिक से अधिक प्रावधान , प्रवेश नियमितीकरण 
कमेटी, शुल्क नियमितीकरण कमेटी, मुख्य शुल्क में निषेध का प्रावधान प्रवेश का नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य 
उपाय व इससे जुड़े किसी और विषयों के लिए भी प्रावधान है । 
2. इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आर्मी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज को सेक्शन 12 (1 ) से मुक्त करना है जिससे आर्मी कालेज 
आफ मेडिकल साइंसेज सैन्य परिवारों को उनके स्कल जाने के स्थान पर ही प्रवेश दे सके । 
3. भारतीय सेना की ओर से यह अभिवेदन किया गया था आर्मी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना दिल्ली छावनी से दिल्ली 
राजपत्र अध्यादेश संख्या डीएचई- 4 ( 33 )/2008 -2009 दिनांक 14 अगस्त 2008 को सैन्य परिवारों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने 
के लिए हुआ था । बहुत से सैनिक सीमावर्ती चौकियों, उच्चा तुंगता वाले क्षेत्र , उग्रवाद/ आंतकवाद रोधी अभियान से अतर्गत कठिन . 
दुर्गम दुरुह क्षेत्रों के रूप में जो विश्व में जाने जाते हैं वहां तैनात हैं । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


RAA 


- 


- 


- 


- 


- 


. 
. 
. 
. 

. 
. 


। 


बाद मसादा 


वित्तीय ज्ञापन 
दिल्ली के व्यवसायिक कालेज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का 
नियमितीकरण, समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) ( संशोधन ) विधेयक 2013 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए फण्ड में 
खर्च दिखाकर केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता से सम्बद्ध नहीं है । 

कार्यकारी शक्तियों के आदान प्रदान से सम्बद्ध मसौदा 

ज अथवा संस्थान ( समानता और प्रवीणता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शुल्क निषेध , प्रवेश का 
नियमितीकरण , समान शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय ) ( संशोधन ) विधेयक 2013 किसी भी सहयोगी को शक्ति प्रदान करने 
अनुमति नहीं है । 

पी . एन . मिश्रा, सचिव 
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 30th August, 2013 
No. 21 ( 8)/ 2013/ LAS -IV / Leg./ 5045.---- The following is published for general information :---- 

Bill No. 08 of 2013 . 


The Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee ) Regulation of Admission , 
fixation of Non - Exploitative Fee and Other measures of Ensure Equity and Excellence ) (Amendment ) 

Bill , 2013 


(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 30th August, 

2013) 


Bill No. 8 of 2013 
The Delhi Professional Colleges or Institutions ( Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission , 
fixation of Non -Exploitative Fee and Other measures to Ensure Equity and Excellence ) (Amendment) 

Bill , 2013 


A 


BILL 


To amend the Delhi Professional colleges or instituation (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of 
Admission , fixation of Non - Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence ) Act, 2007 
(Delhi Act 8 of 2007 ). 


: 


Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the sixty fourth Year of 
the Republic of India as follows : 


1. Short title and commencement.- -( 1) This Act may be called the Delhi Professional Colleges or Institutions 
(Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission , fixation of Non - Exploitative Fee and Other Measures 
to Ensure Equity and Excellence) (Amendment) Act , 2013 . 
( 2 ) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, 
appoint . 
2. Amendment of Section 12. —In the Delhi Professional Colleges or Institutions ( Prohibition of Capitation 
Fee, Regulation of Admission , Fixation of Non -Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and 
Excellence) Act, 2007 ( Delhi Act 8 of 2007), in Section 12, the following proviso shall be inserted at the end 
namely : 

“ Provided that the Section 12( 1) shall not be applicable to Army College of Medical Sciences run by 
Army Welfare Education Society." 


MAL 


PART IV ] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
1. The Government of National Capital Territory of Delhi has enacted the Delhi Professional Colleges 
or Institutions (Prohibited of Capitation Fee, Regulation of Admission , Fixation of Non -Explotative Fee and 
Other Measures to Ensure Equity and Excellence ) Act, 2007 which makes adequate provisions for the 
allocation and reservation of seats, constitution of Admission Regulatory Committee, Fee Regulatory 
Committee and other provisions for prohibition of capitation fee, regulation of admission , fixation of non 
exploitative fee and other measures, to ensure equity and excellence in unaided education institutions 
imparting education in degree , diploma and certificate courses in the National Capital Territory of Delhi and 
for matters connected therewith or incidental thereto . 


2 . The object of this amendment is to exempt the Army College of Medical Sciences from the Section 
12 (1 ) so as to allow Army College of Medical Sciences to admit wards of Army Personnel irrespective of 
place of schooling. 


3 : There were representations from the Indian Army that Army College ofMedical Sciences (ACMS) 
was established vide Delhi Gazette Notification No . DHE -4 (33 )/ 2008 -2009 dated 14th August, 2008 in Delhi 
Cantt ., to impart the professional education to the wards of Ariny personnel. Most of the Army Personnel are 
deployed at border outposts , High altitude areas and counter insurgency / terrorism operation in the most 
difficult , inaccessible and inhospitable terrains known in the world and due to uncertainty in life Army 
Personnel are worried about the education of the wards. Therefore , it has been requested that the Army 
College of Medical Sciences run by the Army Welfare Education Society may be exempted from the 
provisions of sub -section ( 1) Section 12 of the said Act to allow admission of wards of Army Personnel in 
Army College ofMedical Sciences on seats other than reserve category seats . 


4 . 


The Bill seeks to give effect to the above objectives . 

DR . A . K . WALIA , Minister of Higher Education 


Delhi 
Dated : 29 - 8 - 2013 

FINANCIAL MEMORANDUM 
The Delhi Professional Colleges or Institutions ( Prohibition of Capitation Fee , Regulation of Admission , 
fixation of Non - Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence ) (Amendment) Bill , 
2013 does not involve any additional financial assistance from the Central Government through substantive 
expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi. 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 
The Delhi Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of 
Admission , fixation of Non -Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence ) 
(Amendment) Bill, 2013 does not seek to confer power of legilation of any subordinate functionaries. 

P . N . MISHRA , Secy . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
(149 TOT) 

अधिसूचनाएं 

facht, 30 31TKI, 2013 
FOTO 53 / 12 / 2013 / H .u. f . / 49. / drgad / III / 3942 – 3991. - preta Tranh 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में निम्न 
37 fare per ut av 2014 (91ch HECH 1935 – 36 ) 310 CTS 54 HTV GITT I fou 
घोषित करते हैं :-- 
3778 DG 13 - 2 


... - mum 


Chala 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


%30 


क्र० 


अवकाश 


| तारीख 


शक तिथि 


सप्ताह का 
दिन 


स० 


शक संवत 1935 
14 जनवरी 


पौष 24 


मगलवार 


| मिलाद - उन - नबी अथवा 
ईद - ए -मिलाद ( पैगम्बर मोहम्मद 


साहब का जन्मदिवस ) 


गणतंत्र दिवस 


26 जनवरी 


माघ 06 


रविवार 


होली 


17 मार्च 


| फाल्गुन 26 


सोमवार 


शक संवत 1936 


| राम नवमी 


08 अप्रैल 


चैत्र 18 


मंगलवार 


महावीर जयन्ती 


13 अप्रैल 


चैत्र 23 


रविवार 


गुड फ्राइडे 


18 अप्रैल 


चैत्र 28 


शुक्रवार 


बुद्ध पूर्णिमा 


14 मई 


वैशाख 24 


बुधवार 


ईद - उल -फितर 


29 जुलाई 


श्रावण 07 


मगलवार 


| स्वतंत्रता दिवस 


15 अगस्त 


श्रावण 24 


शुक्रवार 


जन्माष्टमी 


18 अगस्त 


श्रावण 27 


सोमवार 


महात्मा गांधी जयन्ती 


02 अक्टूबर 


अश्विन 10 


गुरूवार 


| दशहरा 


03 अक्टूबर 


अश्विन 11 


शुक्रवार 


ईद - उल जुहा (बकरीद ) 


06 अक्टूबर 


अश्विन 14 


सोमवार 


महर्षि बाल्मीकि जयन्ती 


08 अक्टूबर 


अश्विन 16 


बुधवार 


दीवाली ( दीपावली ) 


23 अक्टूबर 


कार्तिक 01 


गुरूवार 


मुहर्रम 


04 नवम्बर 


कार्तिक 13 


मगलवार 


गुरू नानक जयन्ती 


06 नवम्बर 


कार्तिक 15 


गुरूवार 


क्रिसमस दिवस 


25 दिसम्बर 


| पौष 04 


गुरूवार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


PART IV ] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी वर्ष 2014 ( शक 1935 - 36 ) के 
निम्नलिखित प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई दो अवकाश पाने का हकदार है : 


अवकाश 


तारीख 


| शक तिथि 


क्र० 
सं० 


सप्ताह का 
दिन 


शक संवत 1935 

01 जनवरी 


नव वर्ष दिवस 


पौष 11 


बुधवार 


गुरू गोविन्द सिंह जन्मदिवस 


| 07 जनवरी 


पौष 17 


मंगलवार 


मकर संक्रान्ति 


14 जनवरी 


पौष 24 . 


मंगलवार 


पोंगल 


14 जनवरी 


पौष 24 


मंगलवार 


बसंत पंचमी / श्री पंचमी 


04 फरवरी 


माघ 15 


मंगलवार 


गुरू रविदास जन्मदिवस 


14 फरवरी 


| माघ 25 


शुक्रवार 


शिवाजी जयन्ती 


19 फरवरी 


माघ 30 


बुधवार 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती 


24 फरवरी 


फाल्गुन 05 


| सोमवार 


महाशिव रात्रि 


| 27 फरवरी 


फाल्गुन 08 


गुरूवार 


10. 


होलिका दहन 


| 16 मार्च 


फाल्गुन 25 


रविवार 


शक संवत् 1936 


| चैत्र 10 


सोमवार 


चैत्र शुक्लादि / गुडी पडवा / उगाड़ी / चेती । 31 मार्च 
चाँद 
वैशाखी / विशु / मैसादी 

14 अप्रैल 


चैत्र 24 


सोमवार 


वैशाखादि (बंगाल) / बिहाग बिहु ( असम ) 


15 अप्रैल 


चैत्र 25 


मगलवार 


14. 


ईस्टर रविवार 


20 अप्रैल 


चैत्र 30 


रविवार 


15. 


गुरू रविन्द्रनाथ जयन्ती 


09 मई 


वैशाख 19 


शुक्रवार 


हज़रत अली का जन्मदिवस 


वैशाख 23 


मंगलवार 


रथ यात्रा 


आषाढ़ 08 


| रविवार 


| जमात - उल -विदा 


25 जुलाई 


श्रावण 03 


शुक्रवार 


रक्षा बंधन 


10 अगस्त 


श्रावण 19 


रविवार 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


20. 


पारसी नववर्ष दिन / नौरोज़ 


18 अगस्त 


श्रावण 27 


सोमवार 


| विनायक चतुर्थी / गणेश चतुर्थी 


29 अगस्त 


भाद्र 07 


शुक्रवार 


ओणम 


07 सितम्बर 


| भाद्र 16 


रविवार 


दशहरा (महा सप्तमी) ( अतिरिक्त ) 


01 अक्टूबर 


अश्विन 09 


बुधवार 


दशहरा ( महा अष्टमी) ( अतिरिक्त ) 


02 अक्टूबर 


अश्विन 10 


गुरूवार 


दशहरा ( महानवमी) 


03 अक्टूबर 


अश्विन 11 


शुक्रवार 


26. 


करक चतुर्थी ( करवा चौथ) 


11 अक्टूबर 


अश्विन 19 


शनिवार 


दीपावली ( दक्षिण भारत ) 


22 अक्टूबर 


अश्विन 30 


बुधवार 


| नरक चतुर्दशी 


22 अक्टूबर 


| अश्विन 30 


बुधवार 


| गोवर्धन पूजा 


24 अक्टूबर 


| कार्तिक 02 


शुक्रवार 


भाई दूज 


25 अक्टूबर 


| कार्तिक 03 


शनिवार 


प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी ( छठ पूजा) 


| 29 अक्टूबर 


कार्तिक 07 


बुधवार 


गुरू तेग बहादुर शहीदी दिवस 


24 नवम्बर 


अग्रहायण 03 


सोमवार 


33. 


क्रिसमस की पूर्व संध्या 


24 दिसम्बर 


पौष 03 


बुधवार 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

(CO -ORDINATION BRANCH ) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 30th August, 2013 
No. F. 53/12/2013/ GAD/ CN/dsdag III/3942 – 3991. - The Lieutenant Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to declare that the days specified in the following schedule be observed as 
holidays in all Government offices under the Government of National Capital Territory of Delhi during the 
year 2014 ( Saka Era 1935 -36): --- 


S . No . 


Saka Date 


Day 


Pausha 24 


Tuesday 


Holiday 

Date 

1935 SAKA ERA 
Milad - Un- Nabi or Id - E- Milad | January 14 
(Birthday of ProphetMohammad ) 
Republic Day 

January 26 
Holi 

__ _ _ March 17 _ 


Magha 06 
Phalguna 26 


Sunday 
Monday 


3 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NEL 


w 


Chaitra 18 
Chaitra 23 
Chaitra 28 
Vaisakha 24 


Ram Navami 
Mahavir Jayanti 
Good Friday 
Buddha Purnima 
Idu l Fitr 
Independence Day 
Janamashtami 
Mahatma Gandhi s Birthday 


1936 SAKA ERA 
April 08 
April 13 
April 18 
May 14 
July 29 
August 15 
August 18 
October 02 
October 03 
October 06 
October 08 
October 23 
November 04 
November 06 
December 25 


Tuesday 
Sunday 
Friday 
Wednesday 
Tuesday 
Friday 
Monday 
Thursday 
Friday 
Monday 
Wednesday 
Thursday 
Tuesday 
Thursday 
Thursday 


Sravana 07 
Sravana 24 
Sravana 27 
Asvina 10 
Asvina 11 
Asvina 14 
Asvina 16 
Kartika 01 
Kartika 13 
Kartika 15 
Pausa 04 


Dussehra 
Idu l Zuha ( Bakrid ) 
Maharishi Valmiki s Birthday 


15 


16 


Diwali (Deepavali) 
Muharram 
| Guru Nanak s Birthday 
Christmas Day 


17 


| 18 


In addition to the holidays specified in the above schedule an employee is entitled to avail 
himself /herself of any two holidays out of the restricted holidays during the year 2014 (Saka Era 1935 -36 ) as 
mentioned below : 


Saka Date 


Day 


2 


UU 


| Pausha 11 
Pausha 17 
Pausha 24 
Pausha 24 
Magha 15 
Magha 25 
Magha 30 
Phalguna 05 


Wednesday 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 
Friday 
Wednesday 
Monday 


S . No. Holiday 

Date 

1935 SAKA ERA 
New Year s Day 

January 01 
Guru Gobind Singh s Birthday January 07 
Makar Sankranti 

January 14 
Pongal 

January 14 
Basant Panchami / Sri Panchami | February 04 
Guru Ravidas s Birthday 

February 14 
Shivaji Jayanti 

February 19 
Swami Dayananda Saraswati February 24 

Jayanti 
9 Maha Shivratri 

February 27 
Holika Dahan 

March 16 

1936 SAKA ERA 
Chaitra 

Sukladi/Gudi | March 31 
Padava /Ugadi/Cheti Chand 
12 Vaisakhi/Vishu /Masadi 

April 14 
Vaisakhadi (Bengaly) Bahag April 15 

Bihu ( Assam ) 
| 14 Easter Sunday 

April 20 
3778 DG/ 13 - 3 


Phalguna 08 
Phalguna 25 


Thursday 
Sunday 


10 


11 


Chaitra 10 


Monday 


Chaitra 24 
Chaitra 25 


Monday 
Tuesday 


13 


Chaitra 30 


Sunday 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Friday 
Tuesday 


Vaisakha 19 
Vaisakha 23 
Ashadha 08 
Sravana 03 
Sravana 19 
Sravana 27 
Bhadra 07 


Sunday 
Friday 
Sunday 
Monday 
Friday 


" 


-23 


Bhadra 16 
Asvina 09 


Sunday 
Wednesday 


Asvina 10 


Thursday 


Guru Rabindranath s birthday May 09 
Hazarat Ali s Birthday 

May 13 
Rath Yatra 

June 29 
Jamat-Ul- Vida 

July 25 
Raksha Bandhan 

August 10 
Parsi New Year s day /Nauroz August 18 
Vinayaka Chaturthi/ Ganesh | August 29 
Chaturthi 
Onam 

September 07 
Dussehra ( Maha Saptami) | October 01 
(Additional) 
Dussehra (Maha Ashtami) October 02 
( Additional ) 
Dussehra (Maha Navmi) . October 03 
Karaka Chaturthi (Karva October 
Chouth ) 
Deepavali ( South India ) 

October 22 
Naraka Chaturdasi 

October 22 
Govardhan Puja 

October 24 
Bhai Duj 

October 25 
Pratihar Sashthi / Surya Sashthi | October 29 
( Chhat Puja ) 
Guru Teg Bahadur s Martyrdom November 24 
Day 
Christmas Eve 

December 24 


Friday 


Asvina 11 
Asvina 19 . 


Saturday 


. 


Wednesday 


Asvina 30 
Asvina 30 
Kartika 02 
Kartika 03 
Kartika 07 


Wednesday 
Friday 
Saturday 
Wednesday 


Agrahayana 03 


Monday 


Pausha 03 


Wednesday 


सं . फा . 53 / 12 / 2013 / सा .प्र. वि . / समन्व./ dsdag / III / 3992- 4041. - गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार की दिनांक 28-6 -1973 की अधिसूचना संख्या यू - 11030 / 2 / 73-- यूटीएल के साथ पठित परक्राम्य 
प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिनों को वर्ष 2014 ( शक सम्वत् 
1935 - 36 ) में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने के लिये घोषित करते हैं : 


| तारीख 


शक तिथि 


क्र० | अवकाश 
सं० 


सप्ताह का 
दिन 


शक संवत 1935 
14 जनवरी 


पौष 24 


मगलवार 


मिलाद - उन - नबी अथवा 
ईद - ई- मिलाद ( पैगम्बर मोहम्मद 
साहब का जन्मदिवस ) 
गणतंत्र दिवस 
होली 


26 जनवरी 


माघ06 


रविवार 
सोमवार 


17 मार्च 


फाल्गुन 26 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


शक संवत 1936 


चैत्र 11 


मंगलवार 


| 4. बैंक खातों की वार्षिक लेखा बंदी 
5 . महावीर जयन्ती 
6 | गुड फ्राइडे 
| 7. बुद्ध पूर्णिमा 

| ईद - उल फितर 


01 अप्रैल 
13 अप्रैल 
18 अप्रैल 


रविवार 


चैत्र 23 
चैत्र 28 


शुक्रवार 


14 मई 


वैशाख 24 


बुधवार 


29 जुलाई 


श्रावण 07 


मंगलवार 


15 अगस्त 


श्रावण 24 


शुक्रवार 


9. स्वतंत्रता दिवस 
10. महात्मा गांधी जयन्ती 


02 अक्टूबर 


अश्विन 10 


गुरूवार 


11. 


दशहरा 


03 अक्टूबर 


अश्विन 11 


शुक्रवार 


06 अक्टूबर 


अश्विन 14 


सोमवार 


| 12 . | ईद -उल जुहा (बकरीद ) 
13. दीवाली (दीपावली) 
14 . महर्रम 


23 अक्टूबर 


कार्तिक 01 


गुरूवार 


04 नवम्बर 


कार्तिक 13 


मंगलवार 


| 15. गुरू नानक जयन्ती 


06 नवम्बर 


कार्तिक 15 


गुरूवार 


16. 


क्रिसमस दिवस 


25 दिसम्बर 


पौष 04 


गुरूवार 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश व उनके नाम पर , 
अमिताभ कुंडू, उप सचिव ( सा .प्र. वि. / सम.) 


No. F . 53 / 12 /2013 /GAD /CN /dsgad /III/ 3992 -4041. — In exercise of the powers conferred by Section 
25 of the Negotiable instruments Act, 1881 read with the Government of India , Ministry of Home Affairs 
Notification No.U - 11030 /2 /73 -UTL dated 28 .06 . 1973 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of 
Delhi is pleased to declare the holidays specified in the Schedule below , to be the Public Holidays in the 
National Capital Territory of Delhi during the year 2014 (Saka Era 1935 -36 ): 


S . No . 


Holiday 


Date 


T 


SAKA Date 


T 


Day 


1935 SAKA ERA 


| Pausha 24 


Tuesday 


Milad -Un -Nabi or Id - E -Milad January 14 
(Birthday of Prophet 
Mohammad ) 
Republic Day 

January 26 


2 . 


Magha 06 . 


Sunday 


3 . 


Holi 


March 17 


Phalguna 26 


Monday 


3778 D9/13 - 4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


D 


- 


1936 SAKA ERA 


of Bank April 01 


Chaitra 11 


Tuesday 


Annual closing 
Accounts 
Mahavir Jayanti 


April 13 


Chaitra 23 


Sunday 


Good Friday 


April 18 


Chaitra 28 


Friday 


May 14 


| Vaisakha 24 


Wednesday 


Buddha Purnima 
| Idu ] Fitr 


July 29 


Sravana 07 


Tuesday 


9 . 


Independence Day 


August 15 


Sravana 24 


Friday 


10. 


Mahatma Gandhi s birthday 


October 02 


Asvina 10 


Thursday 


October 03 


Asvina 11 


Friday 


11. Dussehra 
12 . Tidu ’ı Zuha (Bakrid ) 


October 06 


Asvina 14 


Monday 


13. | Diwali ( Deepavali ) 


October 23 


Kartika 01 


Thursday 


14. | Muharram 


November 04 


Kartika 13 


Tuesday 


15. | Guru Nanak s birthday 


Kartika 15 


Thursday 


November 06 
December 25 


16. 


Christmas Day 


Pausha 04 


Thursday 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

Ofthe National Capital Territory of Delhi, 


AMITABH KUNDOO , Dy . Secy . ( GAD/CN) 


माप तोल विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 30 अगस्त, 2013 .. 
सं . फा . 7(63 ) एम. डब्लू. एम / 2000 / 1142 - 52.--- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 ( 2010 का 1) की 
धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 2( क्यू ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये 
बाट एवं माप के नियन्त्रक श्री अमरनाथ आर. तलवड़े को विधिक माप पद्धति का नियन्त्रक नियुक्त करते हैं । 
श्री एस. एस. कनावत की नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की पूर्व अधिसूचना स . फा . 
7(63 ) / एम. डब्लू. एम / 2000 / 960- 69 दिनांक 03 - 05 - 2011 को रद्द करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


एस. एस. यादव, सचिव (विधिक माप विज्ञान ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

NOTIFICATION 


Delhi, the 30th August , 2013 
No. F . 7 (63)/MWM /2000 /1142 — 52.- In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) of section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010 ) and read with section 2 (q ) of the said 
Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh . Amarnath 
R . Talwade , Controller (Weights & Measures) to be the Controller of Legal Metrology for the 
purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi. 


The Government s earlier Notification No. 7 (63)/MWM /2000 / 960- 69 dated 03-05 - 2012 appointing 
of Sh . S .S . Kanawat as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled . 


By Order and in the Name of the 
LieutenantGovernor ofNational Capital Territory ofDelhi, 


S. S . YADAV , Secy . Legal Metrology 


Printed by the Manager, Govemment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


